निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 05 ) पटना , मंगलवार , 4 जनवरी 2022 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

16 दिसम्बर 2021 
सं ० 1 लो ० ले 0 स0-11 / 20- / वि ० स ० — बिहार विधान सभा सचिवालय के पूर्व निर्गत अधिसूचना 
संख्या -944 , दिनांक -02.07.2021 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार 
विधान परिषद् सचिवालय के पत्रांक - वि.प.अ.प्र . - 109 / 2020-1668 ( 1 ) , दिनांक -29.11.2021 द्वारा माननीय कार्यकारी 
सभापति , बिहार विधान परिषद् ने डॉ ० रामवचन राय , स ० वि ० प ० के त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए 
स्थान पर डा 0 कुमुद वर्मा , स 0 वि 0 प 0 को वर्ष - 2020-22 ( 31 मार्च , 2022 ) तक के लिए गठित बिहार विधान सभा की 
लोक लेखा समिति के लिए सहकारी सदस्य मनोनीत किया है । 

सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या 652 , दिनांक -14.12.2020 के क्रम में बिहार विधान परिषद् के सदस्य 
डॉ ० कुमुद वर्मा को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के सह - सदस्य के रूप में समायोजित किया जाता है । 

माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

शैलेन्द्र सिंह , 


सचिव । 


1 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 5-571 + 35 - डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


